निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 15 भाद्र 1934 ( श ) 
( सं0 पटना 462 ) पटना , वृहस्पतिवार, 6 सितम्बर 2012 


सं0 वि0 (27) पे०को0 - 200 / 2012 - 1380 / वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक, 


आर0 के खंडेलवाल , 


सचिव ( संसाधन ) । 


सेवा में , 


सभी प्रधान सचिव 
सभी सचिव 
सभी विभागाध्यक्ष 
सभी प्रमंडलीय आयुक्त । 


पटना, दिनांक 5 सितम्बर 2012 


विषयः - वित्त विभाग के संकल्प सं0 242 पें0 को0, दिनांक 12. 02.2008 द्वारा भविष्य निधि से 

अस्थायी / स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु निर्गत 
स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन करने के संबंध में । 


महाशय , 


उपर्युक्त विषयांकित मामले में निर्गत वित्त विभागीय परिपत्रांक 1166, दिनांक 09.08.2012 में सम्यक 
विचारोपरांत निदेशानुसार निम्नांकित आंशिक संशोधन परिचारित किया जाता है: 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 सितम्बर 2012 
(i) उपरोक्त वित्त विभागीय परिपत्र की कंडिका (i), (ii) एवं ( iii) में अंकित “ के बीच रखा गया ’ शब्दों 

को विलोपित किया जाता है । 


(ii) यथोक्त परिपत्र में एक अतिरिक्त कंडिका - ( vi) इस प्रकार जोड़ा जाता है: 
कंडिका - ( vi) अखिल भारतीय सेवाओं के वैसे पदाधिकारी, जो सचिव के न्यून स्तर के पदधारी है, को 

अस्थायी / स्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके विभागीय सचिव / प्रधान सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी । 
( iii) उपरोक्त वित्त विभागीय परिपत्र में प्रावधानित अन्य शेष उपबंध यथावत रहेंगे । 

विश्वासभाजन , 
आर० के० खंडेलवाल, 

सचिव (संसाधन ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 462 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


